सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 165 


राँची, शुक्रवार , 


24 मार्च, 2017 (ई०) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
22 मार्च, 2017 


संख्या - 10ए0/ भू०अ०नि०/नियमावली- 35 / 2014- 229 /नि .रा०-- झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली- 2015 की धारा -02 
( ख) के अंतर्गत एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा - 43 की उप धारा -1 के अधीन अदानी पावर ( झारखण्ड ) लिमिटेड , 
गोड्डा के 2X के ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के लिए 
1. गोड्डा अंचल अंतर्गत क्षेत्र के लिए श्री सौरभ कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी , गोड्डा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 24 मार्च, 2017 
2. पोंडैयाहाट अंचल अंतर्गत क्षेत्र के लिए श्री अरूण कुमार एक्का, निदेशक , लेखा प्रशासन एवं 
सनियोजन ग्रामीण विकास अभिकरण , गोड्डा को " पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक " नियुक्त 
किया जाता है । 

" पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक " भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों को न्यायोचित और 
उचित प्रतिकर देने , ऐसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और यह 
सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य भूमि अर्जन का निर्णय ऐसा होना चाहिए कि प्रभावित 
व्यक्ति विकास का भागीदार बनें , तथा अर्जन के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में 
सुधार हो सके । 

राज्य सरकार और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण 
के अधीन रहते हुए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना , निष्पादन और मॉनिटरिंग 
प्रशासक में निहित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 165 -- 50 


